रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . NO.D. L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 24032020-218886 

CG - DIL - E - 24032020-218886 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1058 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 20 , 2020 / फाल्गुन 30 , 1941 
NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 20 , 2020 / PHALGUNA 30 , 1941 


No. 1058 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1179 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 7 ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा डॉ . चित्रा सरकार , डीन ( अनुसंधान ) और प्रोफेसर , पैथोलॉजी , एम्स , दिल्ली 
को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , गुवाहाटी का अध्यक्ष नामित करती है | 


[ फा.सं. जेड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 


सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 
S.O. 1179 ( E ) .— In exercise of the power conferred by section 7 ( 1 ) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) , as amended by the All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 
2012 ( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby nominates Dr. Chitra Sarkar , Prof. of Pathology , Dean 
( Research ) , AIIMS New Delhi , as President of the All India Institute of Medical Sciences , Guwahati . 

, , 


[ ENo . Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


1563GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1180 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 7 ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा डॉ . प्रदीप कुमार दवे , अध्यक्ष , रॉकलैंड अस्पताल , दिल्ली को अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान , राजकोट का अध्यक्ष नामित करती है । 

[ फा.सं. जेड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 

सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1180 ( E ) : -In exercise of the power conferred by section 7 ( 1 ) of the All India Institute of 

E . ( 1 
Medical Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) , as amended by the All India Institute of Medical Sciences 
( Amendment ) Act , 2012 ( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby nominates Dr. Pradeep Kumar Dave , 
Chairman , Rockland Hospital , as President of the All India Institute of Medical Sciences , Rajkot . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1181 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 7 ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा प्रो . वाई.के.गुप्ता , पूर्व - विभागाध्यक्ष , फार्माकोलॉजी , अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान , दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , विजयपुर , साम्बा का अध्यक्ष नामित करती है । 

[ फा.सं. जेड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 

सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1181 ( E ) .— In exercise of the power conferred by section 7 ( 1 ) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) , as amended by the All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 

( ) , ( 
2012 ( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby nominates Dr. Y.K. Gupta , former HOD Pharmacology , 

( , 
AIIMS Delhi , as President of the All India Institute of Medical Sciences , Vijaypur , Samba . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ. 1182 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 7 ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा डॉ . प्रमोद गर्ग , प्रोफेसर , गैस्ट्रोएंटरोलॉजी , एम्स दिल्ली को अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान , बिलासपुर का अध्यक्ष नामित करती है । 

[ फा.सं. जेड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 

सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1182 ( E ) .— In exercise of the power conferred by section 7 ( 1 ) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) , as amended by the All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 
2012 ( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby nominates Dr. Pramod Garg , Professor Gastroenterology , 
AIIMS Delhi , as President of the All India Institute of Medical Sciences , Bilaspur . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 

, . . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1183 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , गुवाहाटी का गठन करती है जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 


I. 


धारा 4 के खंड ( क ) के तहत सदस्य : 


1. प्रो . दिलीप चंद्र नाथ , कुलपति , असम विश्वविद्यालय , सिलचर ( असम ) 


II . 


धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 

पदेन सदस्य 


- 


धारा 4 के खंड ( ग ) के तहत सदस्य : 


3. संस्थान के निदेशक 


- पदेन सदस्य 


IV . 


धारा 4 के खंड ( घ ) के तहत सदस्य : 


4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 


भारत सरकार 


- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 


5. रिक्त 


V. 


धारा 4 के खंड ( ड ) के तहत सदस्य : 


6. सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


7. मुख्य सचिव , असम सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


8. प्रो . के.एस. रंगाप्पा , अध्यक्ष , भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन 


9. डॉ . डी.एन.पांडे , निदेशक और प्रोफेसर , जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट , नोएडा , उत्तर प्रदेश 


10. डॉ . चित्रा सरकार , डीन ( अनुसंधान ) और प्रोफेसर , पैथोलॉजी , एम्स , दिल्ली 


VI . 


धारा 4 के खंड ( च ) के तहत सदस्य : 


11. डॉ . बाबुल बेज़बरुवा , प्रोफेसर , फार्माकोलॉजी , सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल , सिलचर , 


असम 


12. डॉ . तुलसी भट्टाचार्य , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , आर्थोपेडिक्स , गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज , गुवाहाटी 


13. प्रो . नरेन बाबू , प्रोफेसर , एनाटोमी , आरआईएमएस , इम्फाल , मणिपुर 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


14. डॉ . जी के मैधी , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , सामुदायिक औषधि , निग्रम्स , शिलांग , मेघालय 


VII . 


संसद सदस्य [ धारा 4 के खंड ( छ ) के तहत ] : 


15. Real 


16. रिक्त 


17. रिक्त 


सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा 
शासित होगा । 

[ फा.सं. जैड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 


सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1183 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 2012 
( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby constitutes the All India Institute of Medical Sciences , 
Guwahati consisting of the following members , namely : 
I. Member under clause ( a ) of Section 4 : 


1 . 


Prof. Dilip Chandra Nath , Vice Chancellor , Assam University , Silchar ( Assam ) 


II . 


Member under clause ( b ) of Section 4 : 


2. Director General of Health Services , Ministry of Health & Family Welfare , 
Government of India 

-ex - officio 


III 


Member under clause ( c ) of Section 4 : 


3. The Director of the Institute 


- ex - officio 


IV 


Member under clause ( d ) of Section 4 : 


4. Additional Secretary & Financial Advisor , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India 

- Representative of Ministry of Finance 


5. Vacant 


V. 


Member under clause ( e ) of Section 4 : 


6. Secretary , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India or his / her nominee 


7 . 


Chief Secretary , Government of Assam or his / her nominee 


8. Prof. K.S. Rangappa , President , Indian Science Congress Association 


9 . 


Dr. D.N. Pandey , Director & Professor , Jaipuria Institute of Managaement , Noida , Uttar Pradesh 


10. Dr. Chitra Sarkar , Dean ( Research ) & Professor of Pathology , AIIMS Delhi 


VI . 


Member under clause ( f ) of Section 4 : 


11. Dr. Babul Bezbaruah , Professor of Pharmacology , Silchar Medical College and Hospital , Silchar , 

Assam 


12. Dr. Tulsi Bhattacharya , Professor & HOD , Orthopaedics , Guwahati Medical College , Guwahati 


13. Prof. Naren Babu , Professor of Anatomy , RIMS , Imphal , Manipur 


14. Dr. G.K. Medhi , Professor & HOD , Community Medicine , NEIGRIHMS , Shillong , Meghalaya 


VII . 


Members of Parliament ( under clause ( g ) of Section 4 ] : 


15 . 


Vacant 


16 . 


Vacant 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


17 . 


Vacant 


The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of 
the All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY.IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1184 ( अ ) . केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , राजकोट का गठन करती है जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 


।. 


धारा 4 के खंड ( क ) के तहत सदस्य : 

1. प्रो . ( डॉ . ) नवीन सेठ , कुलपति , गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , अहमदाबाद , गुजरात 


II . 


धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 

. पदेन सदस्य 


III . 


धारा 4 के खंड ( ग ) के तहत सदस्य : 


3. संस्थान के निदेशक 


- पदेन सदस्य 


IV . 


धारा 4 के खंड ( घ ) के तहत सदस्य : 


4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 

- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 


भारत सरकार 


5. रिक्त 


V. 


धारा 4 के खंड ( ड ) के तहत सदस्य : 


6. सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


7. मुख्य सचिव , गुजरात सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


8. प्रो . विजयलक्ष्मी सक्सेना , जनरल प्रेसीडेंट इलेक्ट , भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन 


9. डॉ . विजय चौथावाले , हेल्थ केयर - बायोटेक परामर्शदाता , सीएसआईआर - केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान , 


लखनऊ 


10. डॉ . प्रदीप कुमार दवे , अध्यक्ष , रॉकलैंड हॉस्पिटल , 

, दिल्ली 


VI . . 


धारा 4 के खंड ( च ) के तहत सदस्य : 


11. डॉ . जितेन्द्र अमलानी , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , यूरोलॉजी विभाग , पीडीयू मेडिकल कॉलेज , राजकोट , 


गुजरात 


12. डॉ . राकेश कोचर , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग , पीजीआईएमईआर , चंडीगढ़ 


13. डॉ . वी के गौतम , प्रोफेसर , आर्थोपेडिक्स , मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज , दिल्ली 


14. डॉ . इला डी देसाई , प्रोफेसर , रेडियोलॉजी , बीजे मेडिकल कॉलेज , अहमदाबाद 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


VII . 


संसद सदस्य [ धारा 4 के खंड ( छ ) के तहत ] : 


15. रिक्त 


16. Rota 


17. रिक्त 


सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा 
शासित होगा । 

[ फा.सं. जैड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 


सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1184 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 2012 
( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby constitutes the All India Institute of Medical Sciences , Rajkot 
consisting of the following members , namely : 


I. 


Member under clause ( a ) of Section 4 : 


1 . 


Professor ( Dr. ) Navin Sheth , Vice Chancellor , Gujarat Technological University , Ahmedabad , 
Gujarat 


II . 


Member under clause ( b ) of Section 4 : 


2 . 


Director General of Health Services , Ministry of Health & Family Welfare , 
Government of India 

-ex - officio 


III 


Member under clause ( c ) of Section 4 : 


3. The Director of the Institute 


- ex - officio 


IV 


Member under clause ( d ) of Section 4 : 


4. Additional Secretary & Financial Advisor , Ministry of Health & Family Welfare , Government of 

India - Representative of Ministry of Finance 


5 . 


Vacant 


V. 


Member under clause ( e ) of Section 4 : 


6. Secretary , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India or his / her nominee 


7. Chief Secretary , Government of Gujarat or his / her nominee 


8. Prof. Vijaylakshmi Saxena , General President Elect , Indian Science Congress Association 


9 . 


Dr. Vijay Chauthawale , Healthcare - Biotech Consultant , CSIR- Central Drug Research Institute , 
Lucknow 


10. Dr. Pradeep Kumar Dave , Chairman , Rockland Hospital , Delhi 


VI . 


Member under clause ( f ) of Section 4 : 


11. Dr. Jitender Amlani , Professor & HOD , Department of Urology , PDU Medical College , Rajkot , 

Gujarat 


12. Dr. Rakesh Kochhar , Professor & HoD , Department of Gastroenterology , PGIMER Chandigarh 


13. Dr. V.K. Gautam , Professor of Orthopaedics , Maulana Azad Medical College , Delhi 


14. Dr. Ila D. Desai , Professor of Radiology , BJ Medical College , Ahmedabad 


VII . 


Members of Parliament ( under clause ( g ) of Section 4 ] : 


15 . 


Vacant 


16 . 


Vacant 


17 . 


Vacant 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of 
the All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 . 


[ E.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY.IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1185 ( अ ) .- केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , विजयपुर , साम्बा का गठन करती है जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 


1 . 


धारा 4 के खंड ( क ) के तहत सदस्य : 

1. प्रो . मनोज धर , कुलपति , जम्मू विश्वविद्यालय 


II . 


धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 

- पदेन सदस्य 


III . 


धारा 4 के खंड ( ग ) के तहत सदस्य : 


3. संस्थान के निदेशक 


- पदेन सदस्य 


IV . 


धारा 4 के खंड ( घ ) के तहत सदस्य : 


4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 

- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 


भारत सरकार 


5. रिक्त 


v . 


धारा 4 के खंड ( ड ) के तहत सदस्य : 


6. सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


7. मुख्य सचिव , जम्मू एवं कश्मीर या उनके नामांकित व्यक्ति 


8. डॉ . यतीन मेहता , अध्यक्ष , मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनस्थिजियोलॉजी , गुरुग्राम , हरियाणा 


9. प्रो . वाई.के. गुप्ता , पूर्व - विभागाध्यक्ष , फार्माकोलॉजी , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान , दिल्ली 


10. रिक्त 


VI . 


धारा 4 के खंड ( च ) के तहत सदस्य : 


11. डॉ . राजेश गुप्ता , प्रोफेसर , सर्जरी , पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ 


12. डॉ . अजीत सूद , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , गेस्ट्रोएंटोलॉजी विभाग , डीएमसी एवं अस्पताल , लुधियाना , 


पंजाब 


13. प्रो . उमर जावेद शाह , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , सर्जरी विभाग , एसकेआईएमएस , सूरा , जम्मू एवं कश्मीर 


14. प्रो . शक्ति कुमार गुप्ता , प्रोफेसर और एमएस , एम्स , दिल्ली 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


VII . 


संसद सदस्य [ धारा 4 के खंड ( छ ) के तहत ] : 


15. रिक्त 


16. Rota 


17. रिक्त 


सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा 
शासित होगा । 

[ फा.सं. जैड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . IV ] 

सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1185 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 2012 
( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby constitutes the All India Institute of Medical Sciences , 
Vijaypur , Samba consisting of the following members , namely : 
I. Member under clause ( a ) of Section 4 : 


1. Prof. Manoj Dhar , Vice Chancellor , University of Jammu 


II . 


Member under clause ( b ) of Section 4 : 


2. Director General of Health Services , Ministry of Health & Family Welfare , 
Government of India 

-ex -officio 


III 


Member under clause ( c ) of Section 4 : 


3. The Director of the Institute 


- ex - officio 


IV 


Member under clause ( d ) of Section 4 : 


4. Additional Secretary & Financial Advisor , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India 

- Representative of Ministry of Finance 


5. Vacant 


Member under clause ( e ) of Section 4 : 


6. Secretary , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India or his / her nominee 


7. Chief Secretary , Jammu & Kashmir or his / her nominee 


8. Dr. Yatin Mehta , Chairman , Medanta Institute of Critical Care and Anaesthesiology , Gurugram , 

Haryana 


9. Prof. Y.K. Gupta , former HOD , Pharmacology , AIIMS Delhi 


10. Vacant 


VI . 


Member under clause ( f ) of Section 4 : 


11. Dr. Rajesh Gupta , Professor of Surgery , PGIMER Chandigarh 


12. Dr. Ajit Sood , Professor & Head , Department of Gastroenterology , DMC & Hospital , Ludhiana , 

Punjab 


13. Prof. Omar Javed Shah , Professor & Head , Department of Surgery , SKIMS , Soura , Jammu & 

Kashmir 


14. Prof. Shakti Kumar Gupta , Professor & MS , AIIMS , Delhi 


VII . 


Members of Parliament [ under clause ( g ) of Section 4 ] : 


15. Vacant 


16. Vacant 


17. Vacant 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of 
the All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY.IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 11 मार्च , 2020 


का.आ .1186 ( अ ) : - केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , बिलासपुर का गठन करती है जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 


I. 


धारा 4 के खंड ( क ) के तहत सदस्य : 


1. प्रो . ( डॉ . ) एस.पी. बंसल , कुलपति , हिमाचल प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , हमीरपुर 


II . 


धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 


2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 


- पदेन सदस्य 


धारा 4 के खंड ( ग ) के तहत सदस्य : 


3. संस्थान के निदेशक 


- पदेन सदस्य 


IV . 


धारा 4 के खंड ( घ ) के तहत सदस्य : 


4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 
भारत सरकार 

- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 


5. रिक्त 


V. 


धारा 4 के खंड ( ड ) के तहत सदस्य : 


6. सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति ; 


7. मुख्य सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति 


8. प्रो . गंगाधर , महा सचिव ( पूर्व ) , भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ 


9. डॉ . आदर्श चौधरी , अध्यक्ष , जी आई सर्जरी , मैदान्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डाईजेस्टिव एंड हीपेटोबाइलियरी 
सांईसेज , गुरुग्राम , हरियाणा 


10. डॉ . प्रमोद गर्ग , प्रोफेसर , गैस्ट्रोएंटरोलॉजी , एम्स दिल्ली 


VI . 


धारा 4 के खंड ( च ) के तहत सदस्य : 


11. डॉ . अरविंद राजवंशी , प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , कोशिका विज्ञान और स्त्री रोग पैथोलॉजी विभाग , 

डीन ( अनुसंधान ) , पीजीआईएमईआर , चंडीगढ़ 


12. डॉ . अजय दुसेजा , प्रोफेसर , हेपेटोलॉजी , पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ 


13. डॉ . अक्षय चंदर धारीवाल , सलाहकार , राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम , दिल्ली 


14. डॉ . पीयूष साहनी , प्रोफेसर , सर्जरी , एम्स दिल्ली 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


VII संसद सदस्य [ धारा 4 के खंड ( छ ) के तहत ] : 


15. रिक्त 


16. रिक्त 


17. रिक्त 


सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा 
शासित होगा । 

[ फा.सं. जैड -28016 / 178 / 2019 - पीएमएसएसवाई . ] 


सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th March , 2020 


S.O. 1186 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 2012 
( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby constitutes the All India Institute of Medical Sciences , Bilaspur 
consisting of the following members , namely : 
I. Member under clause ( a ) of Section 4 : 


1 . 


Professor ( Dr. ) S.P. Bansal , Vice Chancellor , Himachal Pradesh University of Technology , 
Hamirpur ; 


II . 


Member under clause ( b ) of Section 4 : 


2 . 


Director General of Health Services , Ministry of Health & Family Welfare , 
Government of India 

-ex -officio 


III 


Member under clause ( c ) of Section 4 : 


3 . 


The Director of the Institute 


- ex - officio 


IV 


Member under clause ( d ) of Section 4 : 


4 . 


Additional Secretary & Financial Advisor , Ministry of Health & Family Welfare , Government of 
India – Representative of Ministry of Finance 


5 . 


Vacant 


V. 


Member under clause ( e ) of Section 4 : 


6. Secretary , Ministry of Health & Family Welfare , Government of India or his / her nominee 


7. Chief Secretary , Government of Himachal Pradesh or his / her nominee 


8. Prof. Gangadhar , General Secretary ( Past ) , Indian Science Congress Association 


9. Dr. Adarsh Chaudhary , Chairman , GI Surgery , Medanta Institute of Digestive and Hepatobiliary 

Sciences , Gurugram , Haryana 


10. Dr. Pramod Garg , Professor Gastroenterology , AIIMS Delhi 


VI . 


Member under clause ( f ) of Section 4 : 


11. Dr. Arvind Rajwanshi , Professor & Head , Department of Cytology and Gynae Pathology , Dean 

( Research ) , PGIMER , Chandigarh 


12. Dr. Ajay Duseja , Professor of Hepatology , PGIMER Chandigarh 


13. Dr. Akshay Chander Dhariwal , Adviser , National Vector Borne Diseases Control Programme of 

India , Delhi 


14. Dr. Peush Sahni , Professor of Surgery , AIIMS Delhi 


VII . 


Members of Parliament ( under clause ( g ) of Section 4 ] : 


15 . 


Vacant 


16 . 


Vacant 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


11 


17 . 


Vacant 


The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of 
the All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 . 


[ F.No. Z - 28016 / 178 / 2019 - PMSSY.IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 
VERMA 


Date : 2020.03.24 18:47:48 + 05'30 ' 


